निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


11 ज्येष्ठ 1939 ( श0 ) 
( सं0 पटना 479) पटना , वृहस्पतिवार , 1 जून 2017 


सहकारिता विभाग 


अधिसूचनाएं 

26 मई 2017 
सं0 7 / नि० (विधि - 12 )विविध - 10 / 2017 - 4338 — बिहार सहकारी सोसाईटी अधिनियम, 1935 (समय - समय 
पर यथा संशोधित ) की धारा - 14 की उप - धारा (2) के द्वितीय परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य 
सरकार एतदद्वारा प्रथम परंतुक के अनुसार सभी प्रखंडस्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के बोर्ड में अनुसूचित 
जाति / अनुसूचित जन - जाति , पिछड़े वर्गों एवं अति पिछड़े वर्गों के लिए उपबंधित क्रमशः दो - दो स्थानों के आरक्षण 
के प्रावधान को , अगले आदेश तक अपवर्जित करती है । 
यह आदेश निर्गत होने की तिथि से प्रवृत होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

राजेन्द्र राम , 

सरकार के उप - सचिव । 
The 26 " May 2017 
No . 7 / नि०(विधि - 12)विविध - 10 / 2017 - 4338 — In exercise of the powers conferred by 
Second Proviso to sub- section (2) of section 14 of The Bihar Co -operative Societies Act, 
1935 (as amended from time to time), The State Government excludes the Provision of 
reservation of two seats in the Board of all the Block Level Fishery Co -operative Societies 


vern 


बिहार गजट ( असाधारण) , 1 जून 2017 
provided as per First Proviso respectively for the Scheduled Castes/Scheduled Tribes, 
Backward classes and Extremely Backward Classes till further order. 
This order shall come intoforce from the date of issue . 

By order of The Government of Bihar , 

RAJENDRA RAM, 
Deputy Secretary to Government. 


Jovernment 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 479 - 571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


